संख्या 


- 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 पौष , 1944 ( श ० ) 

15 राँची , सोमवार , 16 जनवरी , 2023 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
19 दिसम्बर , 2022 


संख्या - 1 / विविध - 824/2012 का०-8105 - - महानिदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री एल ० खियांग्ते , भा.प्र.से. ( झा : 1988 ) ( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य 
सचिव , वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची ) के दिनांक 17.12.2022 से 
अवकाश पर प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके अवकाश से वापस लौटने तक की अवधि के लिए 
श्री कमल किशोर सोन , भा.प्र.से. ( झा : 1998 ) , सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची अपने कार्यों के साथ प्रभारी महानिदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , झारखण्ड , 
राँची तथा सचिव , वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1550 


